सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 चैत्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 282 राँची, शुक्रवार , 


29 मार्च, 2019 ( ई ० ) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 


28 मार्च, 2019 


, 


संख्या-- 5/ आरोप -1-10/ 2018-1502 ( HRMS ) -- गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, 
राँची के पत्रांक -399 , दिनांक 18.01.2018 द्वारा श्री अभय कुमार झा , झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ सीमित 
बैच, गृह जिला- सहरसा , बिहार), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के विरूद्ध व्यवस्था के प्रभारी 
पदाधिकारी रहते हुए कर्तव्य के प्रति लापरवाही, शिथिलता बरतने, मुख्यालय से बाहर रहने एवं 
बहरागोड़ा प्रखण्ड अन्तर्गत बरसोल थाना के कुमारडुबी ग्राम में दिनांक 24.09.2017 को घटित घटना 
की उपेक्षा कर विलम्ब से घटना स्थल पर पहुँचने के आरोप में इन्हें निलंबित कर कठोर अनुशासनिक 
कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी है । 

उक्त आरोपों हेतु विभागीय अधिसूचना सं०-137( HRMS), दिनांक 12.02.2018 द्वारा श्री झा को 
निलंबित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-1388 , दिनांक 20.02.2018 द्वारा उपायुक्त , पूर्वी सिंहभूम , 
जमशेदपुर से प्रपत्र- क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया । उक्त के 
आलोक में उपायुक्त , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पत्रांक -381/ स्था ० , दिनांक 12.05.2018 द्वारा 
श्री झा के विरूद्ध प्रपत्र- क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री झा के विरूद्ध 
निम्नवत आरोप प्रतिवेदित किये गये 


2 


- 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 29 मार्च, 2019 
आरोप सं०-1- सरकार के संयुक्त सचिव , कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, 
राँची के पत्रांक -1388 , दिनांक-20.02.2018 एवं इसके साथ संलग्न गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन 
विभाग, झारखण्ड , राँची के पत्रांक -399, दिनांक -18.01.2018 तथा प्रमण्डलीय आयुक्त , सिंहभूम 
( कोल्हान ) प्रमण्डल , चाईबासा के पत्रांक -787/ बी ० , दिनांक 13.10.2017 द्वारा बहरागोड़ा प्रखण्ड 
अन्तर्गत बरसोल थाना के कुमारडूबी ग्राम में दिनांक 24.09.2017 द्वारा श्री दुर्गापद सांतरा के घर में 
अवैध बारूद , जो पटाखा बनाये जाने के लिय उपयोग में लाया जाना था , में आग लगने से हुई 
विस्फोट के परिणाम स्वरूप हुये जान-माल की क्षति की घटना के संदर्भ में घटित घटना का संयुक्त 
जाँच प्रतिवेदन की प्रति प्राप्त है । प्राप्त जाँच प्रतिवेदनानुसार श्री अभय कुमार झा , अंचल अधिकारी, 
बहरागोड़ा उक्त तिथि को घटना स्थल पर उपस्थित नहीं थे। 


, 


, 


आरोप सं०-2- प्राप्त जाँच प्रतिवेदनानुसार घटना के तुरन्त बाद उपायुक्त , पूर्वी सिंहभूम द्वारा श्री झा 
से सम्पर्क करने का लगातार प्रयास किया गया, परन्तु श्री झा का मोबाईल स्वीच ऑफ बता रहा था । 
इस कारण श्री झा को हवाट्सएप्प पर घटना की सूचना भेजी गयी । परन्तु इतनी बड़ी घटना की उपेक्षा 
कर श्री झा दिनांक 25.09.2017 को प्राप्तः 08.30 बजे घटना स्थल पर उपस्थित हुये । स्पष्टतः श्री 
झा के द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिलता बरतते हुए घोर लापरवाही बरती गयी है । 
आरोप सं०-3- प्राप्त जाँच प्रतिवेदनानुसार ग्राम कुमारडुबी में अवैध रूप से पटाखों का निर्माण कार्य 
कुटीर उद्योग के रूप में वर्षों से चल रहा था परन्तु श्री झा द्वारा इस संदर्भ में विधि-व्यवस्था की 
बैठकों में कभी भी उच्चाधिकारियों को सूचना नहीं दी गयी । स्पष्टतः श्री झा विधि -व्यवस्था के दायित्व 
निर्वहन में असफल रहे है । 


, 


आरोप सं०-4- इस घटना के पूर्व भी बहरागोड़ा में एक सड़क दुर्घटना घटी थी एवं उस समय भी श्री 
झा बिना अनुमति के मुख्यालय से बाहर थे। इससे स्पष्ट है कि श्री झा आदतन मुख्यालय से बाहर 
रहते है, जो उनके अपने कर्तव्य के प्रति शिथिलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्षाता है । प्राप्त 
संयुक्त जाँच प्रतिवेदन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि श्री झा के द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति शिथिलता 
एवं उदासीनता बरतते हुए घोर लापरवाही बरती गयी है । जबकि विधि -व्यवस्था के लिये सर्वप्रथम 
उत्तरदायी पदाधिकारी के रूप में संबंधित अंचल अधिकारी अधिकृत किये गये थे। 
आरोप सं०-5- श्री अभय कुमार झा , अंचल अधिकारी , बहरागोड़ा द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण 
शीलनिष्ठा नहीं बरती गयी है एवं अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया है , 
जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (1) (i) एवं (ii ) के आलोक में प्रतिकूल आचरण है । 


, 


- 


उक्त आरोपों हेतु विभागीय पत्रांक -3770 , दिनांक 31.05.2018 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की 
माँग की गयी , जिसके प्रसंग में श्री झा के पत्र , दिनांक 13.06.2018 द्वारा अपना स्पष्टीकरण 
समर्पित किया गया । 


श्री झा के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक -5000, दिनांक 05.07.2018 द्वारा उपायुक्त , पूर्वी 
सिंहभूम , जमशेदपुर से मंतव्य की माँग की गयी । उपायुक्त , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर के पत्रांक 
691/ स्था ०, दिनांक 14.08.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया , जिसमें श्री झा के स्पष्टीकरण 
को अस्वीकार किया गया । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 29 मार्च, 2019 


3 


श्री झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त , पूर्वी सिंहभूम , जमशेदपुर से 
प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं०- 2400 ( HRMS ), दिनांक 25.09.2018 द्वारा इनके 
विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । संचालन पदाधिकारी के पत्रांक -264 , दिनांक 
28.12.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें संचालन 
पदाधिकारी द्वारा श्री झा के विरुद्ध प्रपत्र- क में प्रतिवेदित आरोप सं०-4 एवं 5 को प्रमाणित प्रतिवेदित 
किया गया । 


अतः समीक्षोपरांत, श्री झा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है 


, 


( क ) श्री झा के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं 
अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14( iv ) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक 
का दण्ड अधिरोपित किया जाता है । 


, 


( ख ) निलंबन अवधि में श्री झा को सिर्फ जीवन यापन भत्ता देय होगा, किन्तु निलंबन अवधि की 
गणना पेंशन प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में मान्य होगी । 


Sr 


Decision of the Competent authority 


Employee 
Name 


No. 


G.P.F. No. 


2 


3 


ABHAY 
KUMAR JHA 


JHK / JAS /272 


श्री अभय कुमार झा , झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ ‘ सीमित बैच , गृह जिला- सहरसा, बिहार), 
तत्कालीन अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की तिथि से 
असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा 
निलंबन अवधि में इनको सिर्फ जीवन यापन भत्ता देय होगा, किन्तु निलंबन अवधि 
की गणनापेंशन प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप में मान्य होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अशोक कुमार खेतान , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 
जीपीएफ संख्या: BHR/ BAS/ 2972 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 282 -- 50 


